सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 माघ 193 6 ( श०) 


संख्या 53 


राँची , बुधवार 


28 जनवरी, 2 0 15 ( ई०) 


खान एवं भूतत्व विभाग | 


अधिसूचना 
25 जनवरी, 2015 


संख्या- ख0भू0(विविध)-29/ 2002-76 /एम0,.. विभागीय अधिसूचना संख्या 1462/ एम0 
दिनांक 20 नवम्बर , 13 से श्री विदेश सिंह , माननीय स0 वि0 स0, की झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम 
लि0, के अध्यक्ष पद पर की गई नियुक्ति को तात्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


उत्तम कुमार झा , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 5 3 – 50 । 


